PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 9. 1984 (ASVN . 17. 1906 SAKA ) 


1465 


१ 


कृषि विभाग 

दिनांक 13 जुलाई, 1984 
नं ० एम ० डी ० एफ ० /मार्किट.--पंजाब गडी समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ( चुनाव) नियम , 1961 के नियम 10 द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उमेद सिंह यादव , 
एच० सी ० एम ०, 31 मण्डल अधिकारी ( ना . ) . फाहाबाद . प्रधान अधिकारी मण्डी समिति , रतिया , जिला हिसार इसके द्वारा 
अधिसूचित करता हूं कि सर्वश्री सतपाल गांव निमडी तथा वेदप्रकाश, निवालो रतिया क्रमशाः उक्त गण्डी समिति के अध्यक्ष 
तथा उपाध्यक्ष चने गए है । 

इस अधिसूचना को उस मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया गया है । 


-. 


. 


, 


1 . 


, 


. 


. 


उमेद सिंह यादव , 

एच ० सी ० एस ० 
उप - मण्डल अधिकारी ( ना :) . 

फतेहाबाद (हिसार ) । 
AGRICULTURE. DEPARTMENT 

The 1.3th Jilly 1.984 
No. SDF/MKT.- in cxercise of the powei s conferred hy rule 107 of the Punjah Market Coin 
nittec Chairman Via : Chairmu . Election Rules, 1981, ! Umed Singh Yadav , Sub -Divisional Officer ( C ). 
Fatehabad District Hissar, Presiding Oficer, Market Committee, Ratia . district Hissar, hereby notify 
that Shri Sat Pal, son of Shri Pokhar : Ram Godara , resident of village Nimbri have been elected as 
Chairman and Shri Vcd Parkash of M /s Sham Lal-Ramesh Kumar resident « f Ratia as Vice-Chairinan 
of the Market Committee respectively . 
Thc notification has been pasted on the notice board of the said Comunittco 

UMED SINGH YADAV. 

Presiding Officer, 
Sub- Divisional officer ( C ), 

Fatehbad . 
कषि विभाग 

दिनांक 7 अगस्त . 1984 
नं ० 1810.---पंजाब माटी समिति अध्यक्ष , उपाध्यक्ष( नुनाव ) नियम , 1961 के नियम 10 बारा प्रदान की गई 
शक्तियों तथा इस निमिः समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने हए मं . शिव रमण गौड़, एच . सी . एस . उप मण्डन 
प्रधिका गै ( ना ) प्रधान अधिकारी मण्डी समिति कालावाली . जिला सिरसा इस के द्वारा अधिसूचित करता हूं कि सर्वश्री सुखवन्त 
सिंह , सुपुत्र श्री भगवान सिंह , गांव खतरांक , तहसील सिरसा , जिला सिरसा तया श्री दर्शन लाल , सपन श्री पियवी चन्द, तहसील सिरसा , 
जिला सिरसा कलश : उक्त मण्डी समिति के अध्यात तथा उपाध्यक्ष चुने गये हैं । 
2. इस अधिसूचना को इस मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दिया गया है । 

शिव रमण गौड़ , 

प्रधान अधिकारी , 
उपमण्डल अधिकारी ( ना .), 

हबवाली , जिला सिरसा । 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 7th August , 1984 
No. 1810.--In exercise of the rrowers conferred by rule 10 of the Punjab Market Committee 
Chairman , Vice-Chairinan (Election ) Rules, 1961, I Shiv Raman Gour, H.C.S., Sub - Divisional Officer 
( Civil) , Dabwali, Presiding Officer , Market Committee , Kalanwali , District Sirsa hereby notify that 
Shri Sukhwant Singh , son of Suri Bhagwan Singh of village Khatravan , Tehsil Sirsa. District Sirsa 
and Shri Darshan Lal, son of Shri Pirthvi Chand of Kalapwali have been elected as Chairm3n and 
Vice - Chairman of the said Committee respectively . 
The notification has been pasted on the notice board of the said Committee. 

S. R. GOUR, 

H.C.S., 
Presiding Officer, 
Sub -Divisional Officer ( C ) . 

Dabwali, 


: 


+7 


